निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 406 ) 


2 ज्येष्ठ 1935 ( श ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 23 मई 2013 


पत्रांक 3- ए- 2 - वे०पु० -18/ 2009( अंश)-5152-वि० 


- - - - - - 


वित्त विभाग 


प्रेषक , 


प्रभात शंकर , 


अपर सचिव , वित्त विभाग । 


सेवा में , 


महालेखाकार ( ले० एवं हक०), 
वीरचन्द पटेल पथ, पटना । 

पटना , दिनांक 21 /05/ 2013 
ए०सी०पी० के तहत वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मियों को एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के तहत 


विषयः 


द्वितीय वित्तीय उन्नयन के लिए कालावधि के सम्बन्ध में । 


महाशय , 


निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न 
विभागों /कार्यालयों और सेवा संघों द्वारा इस स्पष्टीकरण की अपेक्षा की जा रही है कि ए०सी०पी० नियमावली, 


बिहार गजट ( असाधारण ), 23 मई 2013 
2003 के तहत 12 वर्ष की सेवा के उपरांत प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम०ए०सी०पी०एस० , 


2010 के आलोक में दिनांक 01/01/ 2009 या उसके बाद की तिथियों में द्वितीय रूपांतरित वित्तीय उन्नयन 


दिया जाना हो , तो उसकी कालावधि क्या होगी ? 


2. वित्त विभागीय पत्रांक 15338, दिनांक 29 /10 /12 के द्वारा यह निर्णय प्रसारित है कि 12 वर्ष 


पर प्रथम वित्तीय उन्नयन प्राप्त कर्मी को एम०ए०सी०पी०एस० के तहत द्वितीय वित्तीय उन्नयन 22 (12 + 10 ) 
वर्षों की सेवा पूरी होने पर प्रदान की जाएगी । 


3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , भारत सरकार , नई दिल्ली से वित्त विभाग के पत्रांक - 1917 , 


दिनांक 27/ 02/ 2013 के द्वारा उपरी कंडिका - 2 के सम्बन्ध में केन्द्रीय प्रावधान के सूचना की अपेक्षा की 


गयी । कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार , नई दिल्ली के Dy. No.- 30909 /2013 - स्था० ( डी ), 
दिनांक 08/ 04/ 2013 के द्वारा इस संबंध में केन्द्रीय प्रावधान की सूचना प्राप्त हुई है । 

4. केन्द्रीय व्यवस्था के आलोक में यह स्पष्ट किया जा रहा है कि जिन्हें 12 वर्ष की सेवा पूरी होने 


पर दिनांक 01 /01 /2009 या उसके बाद की तिथियों में एम०ए०सी०पी०एस०, 2010 के आलोक में द्वितीय 


वित्तीय उन्नयन दिया जाना हो , उन्हें प्रथम नियुक्ति की तिथि से लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने पर 20वें 
वर्ष में द्वितीय वित्तीय उन्नयन देय तिथि से प्रदान किया जाएगा । पूर्व के सभी परामर्श/निदेश इस हद तक 


उन्नयन 


दाव 


था 


स्वतः संशोधित हो जाएंगे । 


अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाए । 


विश्वासभाजन , 


प्रभात शंकर, 


अपर सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 406 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


